918 


HARYANA GOVT . GAZ., NOV. 26 , 2002 ( AGHN. 5, 1924 SAKA) 


[ PART I 


राजस्व विभाग 


- 


दिनांक 12 नवम्बर , 2002 
संख्या 5663 -र- 3-2002/12415.-- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि, सरकार द्वारा, 
सरकारी खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् गांव हथीन, तहसील हथीन, जिला फरीदाबाद में राजस्व अधिकारियों के लिए सरकारी आवासी 
कम्पलैक्स के निर्माण के लिए अपेक्षित है , इसके द्वारा , यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियमा ) की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी 
के लिए की जाती है , जिनका इससे सम्बन्ध है । 

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियो का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , इस समय , इस कार्य में लगे अधिकारियों को अपने 
सेवकों और कर्मकारों सहित, परिक्षेत्र में, किसी भूमि पर, प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात, सभी अन्य कार्य करने 
के लिए, इसके द्वारा, प्राधिकृत करते हैं । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति, जिसे परिक्षेत्र म भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में , कोई आक्षेप हो, इस अधिसूचना के राजपत्र या दो दैनिक समाचार 
पत्रों में , जिसमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में हो , प्रकाशन या परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से, इन में से जो भी बाद में हो, तीस दिन की अवधि 
के भीतर जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, फरीदाबाद, जिला फरीदाबाद के सम्मुख लिखित रूप में आक्षेप, यदि कोई हो , दायर 
कर सकता है । 
भूमि के नक्शों का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर , फरीदाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्टि 


- 


जिला 


तहसील 


गांव 


हदबस्त संख्या 


खसरा संख्या 


क्षेत्रफल 
कनाल मरले 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


फरीदाबाद हथीन 


हथीन 


252 


93/3 


24 


6 


4 


7/1 


8/1 


24 


6 


कुल क्षेत्र 3 एकड़ 0 कनाल 6 मरले 


सुनील अहुजा, 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 


राजस्व विभाग । 


REVENUE DEPARTMENT 

The 12th November , 2002 
No. 5663- R -3-2002/ 12415 .-- Whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land specified below is 
needed by the Government, at public expense , for a public purpose, namely , for the construction of Residential 
Complex for Revenue Officers/Officials in village Hathin , tehsil Hathin , district Faridabad , it is hereby notified that the 
land described below is needed for the above purpose . 

This notification is made under the provisions of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894 ) 
for the information of all to whom il inay concern . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby authorises the 
officers, with their servants and workinen for the time being engaged in the undertaking, to enter upon and survey any 
land in the locality and to do all other acts required or permitted by that section . 

Any person interested , who has any objection to the acquisiton of land in the locality , may, within a period of 
thirty days of the publication of this notification in the Official Gazette or in two daily newspapers circulating in the 
locality,of which at least one shall be in the regional language or publicity in the locality , whichever is latter, file an 
objection in writing hefore the Distric : Revenue Officer-cum -Land Acquisition Collector, Faridabad , district Faridabad . 

The plans of the land may be inspected in the office of the District Revenue Officer-cum -Land Acquisition 
Collector , Faridabad 


PART 1 


HARYANA GOVT. GAZ ., NOV. 26 , 2002 (AGHN . 5, 1924 SAKA ) 


919 


Specification 


District 


Tehsil 


Village Hadbast No. 


Khasra No. 


Area 
Kanal Marla 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Faridabad 


Hathin 


Hathin 


252 


93/3 


24. 


6 


4 


7/1 


8/1 


24 


6 


Total Area 3 Acres 0 kanal 6 Marla 


SUNIL AHUJA, 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government Haryana, Revenue Department. 


न्याय प्रशासन विभाग 


दिनांक 13 नवम्बर, 2002 
संख्या 2/37/2002- 4 जे0 जे0(I).- मारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के 
अनुसरण में तथा मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, अशा: क्रमांक 2/10/ 97-2 जी 0 एस0-1, दिनांक 9 जनवरी, 2002 में अन्तर्विष्ट हिदायतों के 
अनुसार , हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा, श्रेणी-1 तथा-|| के पदों ( श्रेणी -1 तथा-II के पदोन्नतियों के मामले में , यदि उसी श्रेणी में की गई है , 
के सिवाय) की पदोन्नति के लिए महाधिवक्ता, हरियाणा द्वारा सरकार को समर्थित उम्मीदवारों की उपयुक्तता निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित 
सदस्यों को शामिल करते हुए, विभागीय पदोन्नति समिति गठित करते 

1. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 

न्याय प्रशासन विभाग । 


, 


अध्यक्ष 


सदस्य 


2. अध्यक्ष, हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा 

नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला हरियाणा 
लोक सेवा आयोग का सदस्य । 


सदस्य 


, 


3. महाधिवक्ता, हरियाणा द्वारा नामनिर्दिष्ट 
4. संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार , गृह -II 

सदस्य सचिव 
समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष नवम्बर के महीने में या जब कभी अपेक्षित हो , बुलाई जाएगी तथा अगामी वर्ष के 31 दिसम्बर तक पदोन्नति 
कोटा की सभी पूर्वानुमानित रिक्तियों की नाम सूची (पैनल) महाधिवक्ता, हरियाणा द्वारा तैयार की जाएगी तथा सरकार को विचार के लिए मेजी 
जाएगी । यदि सम्पूर्ण वर्ष के लिए उपयुक्त वर्णित नामसूची ( पैनल) समाप्त हो जाती है तो ऐसी बैठकें दोबारा बुलाई जा सकती हैं ताकि पदोन्नतियां 
ठीक समय पर की जा सके । 

समिति की बैठकें प्रशासकीय सचिव के स्तर पर या , महाधिवक्ता, हरियाणा के स्तर पर बुलाई जा सकती है । यदि बैठक महाधिवक्ता, 
हरियाणा के स्तर पर बुलाई जाती है तब इसकी अध्यक्षता, हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य द्वारा की जायेगी । 

सरकार, हरियाणा लोक सेवा आयोग को पहले ही बैठक बुलाने की तिथि सूचित करेगी । हरियाणा लोक सेवा आयोग का सदस्य बैठक 
में स्वयं अपने विचार देगा तथा पदोन्नति का ऐसा कोई मामला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3 ) के उपखण्ड ( ख) के अधीन यथा 
अपेक्षित हरियाणा लोक सेवा आयोग को उनकी सहमति/ अनुमोदन के लिए निर्दिष्ट नहीं किया जायेगा । 

समिति का सदस्य सचिव बैठक के कार्यकृत अभिलिखित करेगा तथा उसे हरियाणा सरकार , कार्य संचालन नियम, 1977, के अनुसार 
अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा । 


- 


बीरबल दास ढालिया , 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 

न्याय प्रशासन विभाग । 


920 


HARYANA GOVT. GAZ ., NOV . 26 , 2002 ( AGHN . 5 , 1924 SAKA ) 


( PART 1 


ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT 


The 13th November, 2002 
No. 2 /37/2002-4JJ(I) .- In pursuance of theprovisions contained in suh -clause (h ) of clause (3 ) of Article 320 of 
the Constitution of India and in accordance with the instructions of the Chief Secretary to Government of Haryana 
contained in U.O. 2/10 /97-2GS-I, dated the 9th January, 2002, the Governor of Haryana hereby constitutes the 
Departmental Promotion Comunittee consisting of the following members for assessing the suitability of candidates 
sponsored by the Advocate General, Haryana to the Government for promotions to Class I and II posts (except in the 
cases of promotionsfrom class I and II ifmade within the same class ) namely : 
1. Financial Commissioner and Principal Secretary to Government 

Chairinan 
Haryana , Administration of Justice Department. 
2. Member, Haryana Public Service Commission to he nominated 

Member 
by the Chairinan , Hary.una Public Service Commission 
3. To he jominated by the: Advocate General, Haryana 

Member 
4. Joint Secretary to Governinent Haryana , Home- II 

Member - Secretary 
The meeting of the Committee: shall be held in the month of November every year or as and when required and 
panel of all the anticipated vacancies of promotion quota up to the 31st December of the next year shallbe prepared by 
the Advocate General, Haryana and shall be sentby him for consideration of the Government. Such meetings can be 
laken again if the noted panel for the whole year expires so that the promotions are done well in time. 

Themeetings of the Committee can be held at the level of Administrative Secretary or at the level of Advocate 
General, Haryana. In case the meeting is held at the level of Advocate General, Haryana then it shall be chaired by the 
Member of Haryana Public Service Commission . 

The Government shall notify the date ofholding of the meeting well in advance to the Haryana Public Service 
Commission . The member of the Haryana Public Service Commission would give his views in the meeting itself and as 
such no case of promotion will be referred to the Haryana Public Service Commission for their concurrence/approval as 
required under sub -clause (b ) of clause ( 3 ) of Article 320 of the Constitution of India . 

Member Secretary of the Committee shall record the minutes of themeeting and the same shall be put up to the 
competent authority for a approval a cording to the Rules of Business of the Government of Haryana , 1977 . 


BIRBAL DASS DHALIA , 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government Haryana , 
Administration of Justice Department. 


REVENUE DEPARTMENT 


The 14th November , 2002 


No. 5223- E -1-2002 / 12558. - In continuation of this department notification issued vide No. 1675-E -4-2000 / 
3747 , dated 19th April , 2000 , the result of Sh . Krishan Kumar slo Sh . Jiya Ram (Roll No. 313) in respect of the 
departmental examination ofNaib Tehsildar held at Chandigarh from 15th November, 1999 to 19th November, 1999 is 
hereby notified as under : 


District 


Roll 
No. 


Father s name 


Name of the 
candidate 


Result R 
denotes 
Reappear 


1 


2 


3 


5 


313 


Hisar 


Sh . Krishan Kumar 


Sh. Jiya Ram 


R - I, III , IV & IX 


Chandigarh : 
THe 13th November, 2002 


SUNIL AHUJA , 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government Haryana , Revenue Department. 


